निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 617 ) 


18 ज्येष्ठ 1937 ( श0 ) 
पटना, सोमवार , 8 जून 2015 


सं0 3ए - 2 - वे०पु० - 10 / 2015 - 5003/वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


दयानिधान पाण्डेय , 

सरकार के अपर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हक०) बिहार, 
महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ , 
पटना । 

पटना, दिनांक 8 जून 2015 
विषय : राज्य के संग्रहालय निदेशालय के पदाधिकारियों के वेतनमान के संबंध में । 
महाशय , 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 630, दिनांक 
21 / 01 /2010 के द्वारा दिनांक 01 /01/ 2006 के प्रभाव से संग्रहालय निदेशालय के अधीन निम्नलिखित 
पदों का निम्नांकित वेतनमान स्वीकृत है 
क्र०सं० पदनाम 

वेतनमान 
असिस्टेंट क्यूरेटर - सह - गाईड लेक्चरर 

PB- 2 + 4200/ 
( ii ) क्यूरेटर 

PB- 2 + 4200 / 
( iii ) क्यूरेटर , पटना संग्रहालय 

PB- 2 + 5400 / 
(iv ) डायरेक्टर 

PB- 3 + 6600 / 


( i ) 


बिहार गजट ( असाधारण) , 8 जून 2015 
वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 13775, दिनांक 10/12/ 2010 के द्वारा क्यूरेटर , पटना संग्रहालय के 
लिए दिनांक 01 / 01 /1996 के प्रभाव से ₹8000 - 13500 /- को ₹10000 - 15200 / - में संशोधित किया 
गया । 

2. दिनांक 11/ 07/ 2014 को बिहार पुरातव्व एवं संग्रहालय सेवा नियमावली, 2014 अधिसूचित 
होने के फलस्वरूप संग्रहालय निदेशालय के अधीन बिहार संग्रहालय सेवा का पुनर्गठन हुआ है । इस सेवा के 
अधीन निम्नलिखित कोटि के पद है 
क्र०सं० 

पदनाम 
सहायक संग्रहालयाध्यक्ष/ शोध एवं प्रकाशन 

मूल कोटि 
पदाधिकारी/ सहायक निदेशक 
क्षेत्रीय उप निदेशक । संग्रहालयाध्यक्ष, पटना 

प्रोन्नति का प्रथम स्तर 
संग्रहालय 
(iii ) अपर निदेशक 

प्रोन्नति का द्वितीय स्तर 
(iv ) निदशक , संग्रहालय 

प्रोन्नति का तृतीय स्तर 


3. वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार संग्रहालय सेवा के उपर्युक्त पुनर्गठित पदों के 
वेतनमान संशोधन का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा संग्रहालय निदेशालय के अधीन बिहार संग्रहालय सेवा के 
निम्नलिखित पदों का वेतनमान निम्नवत् रूप में संशोधित किया जाता है 
क्र०सं० पदनाम 

वेतनमान 
(i ) सहायक संग्रहालयाध्यक्ष/ शोध एवं प्रकाशन 

PB- 2 + 4800/ -. 
पदाधिकारी/ सहायक निदेशक 

( 4 वर्ष बाद PB- 3 + 5400 / - ) 
( ii ) क्षेत्रीय उप निदेशक / संग्रहालयाध्यक्ष, पटना संग्रहालय 

PB- 3 + 6600/ 
(iii ) अपर निदेशक 

PB- 3 + 7600/ 
(iv ) निदशक , संग्रहालय 

PB- 4 + 8700 / 
उपर्युक्त संशोधित वेतनमान का वास्तविक / आर्थिक लाभ नियमावली अधिसूचित होने की तिथि अर्थात् 
11 /07/2014 से प्रभावी होगा । 

विश्वासभाजन , 
दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 617-571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


